रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 11, 2019 /माघ 22 , 1940 
NEW DELHI,MONDAY, FEBRUARY 11, 2019/MAGHA 22, 1940 


सं . 673 ] 
No. 673] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 फरवरी , 2019 


का . आ . 795 ( अ). केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5747 ( अ ) तारीख 14 नवम्बर, 2018, जो भारत के राजपत्र , असधारण , 
भाग -II , खण्ड -3, उप - खण्ड (ii), तारीख 15 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी 
जिले में ( पूर्व प्रस्तावित रिंग रोड , जो जनपद वाराणसी में रा. रा. सं . 2 के कि . मी . 782. 546 से प्रारम्भ होकर जनपद चन्दौली 
में रा. रा . सं . 2 के कि . मी . 822. 284 पर समाप्त हो रही है) कि . मी . 0.000 ( राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 56 के कि . मी . 271.300) से 
रा . रा. सं. 29 के कि . मी . 12.000 तक ( राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 29 का वाराणसी बाईपास) के निर्माण ( चार लेन का बनाने ) 
अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 28 नवम्बर , 2018 
को “ अमर उजाला " और "द टाईम्स ऑफ इन्डिया " में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


943 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में वाराणसी रिंग- रोड के 0. 000 कि . मी . ( रा . रा सं . 56 के कि . मी . 271.300) से रा . रा . 
सं . 29 के 12. 00 कि .मी . ( राष्ट्रीय राजमार्ग-29 का वाराणसी बाईपास फेज-1) (पुराना नाम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या- 2 कि. मी . 782 .546 (वाराणसी जनपद) से शुरु होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के कि. मी . 822. 284 (चंदौली जनपद ) 
पर मिलने वाली वाराणसी रिंग रोड के चार लेन के निर्माण के लिए अर्जित की जाने वाली सरंचना सहित अथवा सरंचना 

रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश 


जिले का नाम : वाराणसी 


भूमि का प्रकार 


में की प्रकति 


भूस्वामी/हितबद्ध/ व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


मि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

5 


2 


3 


4 


| 


तालुक का नाम : सदर 
गांव का नाम: बरियासनपुर 


435 


35 / 1 उदयनाथ , श्यामनरायन पुत्रगण 
गोपाल नरायन व श्रीमती मालती देवी 
पत्नी रामऔतार व श्रीमती माया सिंह पत्नी 
वीरेन्द्र कुमार व नन्द किशोर पुत्र सिताब व 
राजकिशोर पुत्र सिताब सिंहनिगण 
स्था0 व चन्द्रावती देवी पत्नी बैकरेश्वर 
सिंह नि0 ग्राम रामपुर , मऊ व श्रीमती 
गीता सिंह पत्नी गोपाल सिंह व श्रीमती 
मनोरमा देवी पत्नी शिवपूजन व नरेन्द्र 
कुमार सिंह पुत्र स्व0 परमहंश सिंह व 
सीता देवी पत्नी देवमूरत सिंहनिगण 
ग्राम पिपनिया, थाना मोह व नरेन्द्र कुमार 
सिंह पुत्र परमहंश नि0 तलिबपुर व शमशेर 
बहादुर सिंह पुत्र राजकुमार सिंह नि0 ग्राम 
और 35 / 2 देविका मिनी रत्स प्रोप्राईटर 
शम्भू प्रसाद पुत्र तारा प्रसाद गुप्ता नि0 
म0नं0 सी0के0 62 / 7 ए मुहल्ला 


135 


निजीकृषी0 .0032 


निजी 


0 . 0032 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम: फरीदपुर 


30 me 


निजी 


कृ षी 


0.018 


30 / 1 प्रकाश पुत्र लालजी व अमरावती 
देवी पत्नी रामजी व मनोज कुमार, विनोद 
कुमार , प्रमोद कुमार पुत्रगण रामजी नि0 
ग्राम और 30 / 2 लालती देवी पत्नी 
फूलचन्द यादव नि0 16/92 एफ . 
अवधपुरी कालोनी टडिया वाराणसी व 
दसरथ पुत्र रामदेव नि0 स्था0 


गांव का नाम : 


1328/3 


128/ 3 


मु0 धरमावती बेवा दयाशंकर व 
रामअधार सिंह पुत्र जगलाल सिंह व 
बृजबिहारी राय पुत्र रामअधार सिंह 
||नि0गण स्थानीय व सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
पुत्र मगरु पाण्डेय व मगरु पुत्र जगरुप 
नि0गण ग्राम 


निजी 


निजीकृषी 


कृषी 


0.045 


0 .045 


श्रीमती फूलमती देवी पत्नी नान्हक उर्फ 
नान्हू नि0 स्था0 


- 


29 


निजी 


कृषी 


0 . 023 


- 


गांव का नाम: खानपुर 


कैलाश प्रसाद, लालबहादुर, बद्री नारायण , 
अनिल कुमार पुत्रगण लालचंद व सुरेश 
पटेल , संतोष कुमार पुत्रगण पंचम व सुरेश 
कुमार , सन्तोष कुमार पुत्रगण पंचम व 
दुईजी देवी पत्नी पंचम व रविकान्त पटेल 
पुत्र निहोरी व श्रीमती मनदेई पत्नी स्व0 
निहोरी व राजेश पटेल , राकेश पटेल 
पुत्रगण किशोरी व श्रीमती दुलारी देवी 
पत्नी स्व0 किशोरी नि0गण ग्राम 


5 


138 


निजी 


कृषी 


0 .016 


महेन्द्र पुत्र कालीचरन नि0 ग्राम व श्रीमती 
लीलावती देवी पत्नी स्व0 विरेन्द्र प्रताप 
यादव नि0 म0नं0 227/डी0 अनुपम नगर , 
गाड़ीघाट पहडिया वाराणसी 


| 140 


निजी 


कृषी 


0 . 001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


गांव का नाम : मुगदरपुर 


|| 23 min 


23 min 


निजी 


कृषि 


23 /1 रमेश, दिनेश पुत्रगण छेदी व 
ओमप्रकाश, रविशंकर, शिवचरन , 
रविशरण , छोटेलाल पुत्रगण परभू व 
सुदामा देवी पत्नी स्व परभू नि0 सिंहपुर व 
नत्थू पुत्र सहदेव व नरेश, सुरेश पुत्रगण 
बुधू व मु0 कुमारी पत्नी सीरी व पारस , 
कल्लू पत्रण पत्तू व रामआसरे पुत्र निरंजन 
व भोला , राजेश पुत्रगण लखन सिंहपुर व 
मु0 गुलाबी देवी पत्नी लखन नि0गण 
सिंहपुर 


0. 032 


0 . 032 


8 


24 me 


24 me 


||24 /1 राजकुमारी देवी व बदामी देवी 
पत्नी स्व0 लालचन्द व विजय कुमार , 
राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण स्व0 हरिनाथ व 
रामधनी पुत्र झिल्लूर नि0 सिंहपुर 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


0.048 


0 .048 


25 / 1 मुन्नूलाल , छननूलाल , छोटेलाल , 
होशियार, बबलू पुत्रगण कन्हई व 
रामनरेश पुत्र परसोत्तम व आशीष कुमार 
पुत्र बच्चेलाल व श्रीमती मन्त्री देवी पत्नी 
बच्चेलाल व सच्चेलाल पुत्र बैजनाथ नि0गण 
सिंहपुर 


| 25 me 


निजी 


कृषि 


0 . 034 


10 27 


10 


कम्पू पुत्र चन्द्रिका प्रसाद व लालजी पुत्र 
|| गंगा व विजय कुमार पुत्र स्व0 सूरज व 
गौरा देवी पत्नी स्व0 सूरज नि0 सिकरौल 


|| 27 


निजी 


निजीकृषि 


कृषि 


0.056 


0 . 056 


कम्पू पुत्र चन्द्रिका प्रसाद व लालजी पुत्र 
गंगा व विजय कुमार पुत्र स्व0 सूरज व 
गौरा देवी पत्नी स्व0 सूरज नि0 सिकरौल 
व सुशीला देवी पत्नी चन्द्रशेखर सेठ नि0 
| पिण्डरा बाजार, पर0 कोलअसला , तह0 
पिण्डरा जिला वाराणसी । 


11 28 


निजी 


कृषि 


0.081 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


29 / 1 शिऊ पुत्र बोधी नि0 सिंहपुर व 29 | 
1/ 2 कम्पू पुत्र चन्द्रिका प्रसाद व लालजी 
पुत्र गंगा व विजय कुमार पुत्र स्व0 सूरज व 
गौरा देवी पत्नी स्व0 सूरज नि0 सिकरौल 
व सुशीला देवी पत्नी चन्द्रशेखर सेठ नि0 
पिण्डरा बाजार, पर0 कोलअसला, तह0 
पिण्डरा जिला वाराणसी। और 29 / 3 
मोती , मोहन पुत्रगण जगरनाथ व 
|| मुन्नालाल , रतन यादव , अशोक यादव 
पुत्रगण स्व0 कुमार यादव व अमरदेव , 
अमरनाथ पुत्रगण सोती व भैयालाल पुत्र 
किशोर व मु0 सुखना पत्नी किशोर व 
विशाल कुमार पुत्र स्व0 कैलाशनाथ ना0 
उम्र 16 वर्ष सं0 मु0 जीरा देवी माता खास 
व मु0 जीरा देवी पत्नी कैलाशनाथ निगण 
सिंहपुर 


|12 | 29 me 


निजी 


कृषि 


0 . 105 


13 || 31 


| 31 


निजी 


कृषि 


झगडू, छोटक पुत्रगण रामदास व सिद्धार्थ , 
मुन्नू, छन्नू, गौरीशंकर पुत्रगण बिरजू व 
हीरावती देवी पत्नी बिरजू व सिद्धार्थ, मुन्नू , 
छन्नू, गौरीशंकर पुत्रगण बिरजू व हीरावती 
देवी पत्नी बिरजू व झगडू , छोटक पुत्रगण 
रामदास व रमाशंकर , सुरेश , सन्तोष , 
अशोक, लल्लू पुत्रगण स्व0 हीरु (पौत्र) व 
शान्ति देवी पत्नी स्व0 हीरु (पुत्रबधू) व 
दसरथ पुत्र जिउत नि0गण सिंहपुर 


0. 047 । 


1432 


निजीकृषि 


0. 034 


मोती, मोहन पुत्रगण जगरनाथ व 
मुन्नालाल , रतन यादव , अशोक यादव 
पुत्रगण स्व0 कुमार यादव भुडकी देवी 
पत्नी स्व0 कुमार व अमरदेव , अमरनाथ 
पुत्रगण सोती व भैयालाल पुत्र किशोर व 
मु0 सुखना पत्नी किशोर व विशाल कुमार 
पुत्र स्व0 कैलाशनाथ ना0 उम्र 16 वर्ष सं0 
मु0 जीरा देवी माता खास व मु0 जीरा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


देवी पत्नी कैलाशनाथ निगण सिंहपुर 


15 || 48 me 


15 ||48 me 


निजी 


कृ षि 


|| 48 /1 नखडू , साम, राम , बिहारी पुत्रगण 
उदई व जगरुप पुत्र गोकुल व शीऊ पुत्र 
बोधी व जित्तू, मित्तू पुत्रगण छोटू निगण 
सिंहपुर व लल्लन पुत्र कतवारु व नन्दलाल 
पुत्र नत्थू व हीरावती पत्नी नत्थू व लालता , 
कान्ता पुत्रगण मटरु व लखन्ती देवी पत्नी 
मटरु नि0गण पतेरवा और 48 / 2 
राजकुमारी देवी व बदामी देवी पत्नी स्व0 
लालचन्द व विजय कुमार, राजेन्द्र प्रसाद 
पुत्रगण स्व0 हरिनाथ व रामधनी पुत्र 
झिल्लूर नि0 सिंहपुर 


0.057 


| 16 49 meनिजीकृषि 


0. 131 


49 /2 सीताराम पुत्र महादेव व शिवधनी , 
रामधनी पुत्रगण हरी व खाझा पुत्र सहदेव 
व रामधनी पुत्र द्वारिका व पन्नालाल , 
मन्ना , प्रेमनाथ पुत्रगण देवनाथ व सहोदरा 
देवी पत्नी देवनाथ व रामचरन , 
श्यामचरन , रमाशंकर , केशव प्रसाद 
पुत्र गण राजाराम नि0गण सिंहपुर और 
49 / 3 राजरुप पुत्र गोकुल व लल्लन पुत्र 
कतवारु व नन्दलाल पुत्र नत्थू व हीरावती 
पत्नी नत्थू व लालता , कान्ता पुत्रगण मटरु 
व लखन्ती पत्नी मटरु व छोटू पुत्र रामरुप 
नि0 सिंहपुर व नखडू, रामू, सामू, विजय 
पुत्रगण उदयलाल नि0 सिंहपुर व शिऊ पुत्र 
बोधी नि0 सिंहपुर 


कुल 


0. 7312 


[ फा . सं . NHAI/11013 /2010-LA/ Ring Road/ Notif// PIU - Varanasi/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th February, 2019 
S . O . 795( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 5747 dated 14 . 11.2018 , published in Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub 


Highwasn. TEENo.Whuracy tenaisaijnor 


[ TT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


Section (ii) issued under sub -section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for Construction of new 4 Lane Road and for maintenance , management and operation of 
National Highway No. 29 Varanasi Bypass ( Old name Varanasi Ring Road on National Highway No.2 starting from Km . 
782 .546 (District Varanasi) and ending at Km . 822 . 284 (District-Chandauli) on the stretch of the land from Km . 0 .000 
(Km . 271 + 300 of NH -56 ) to Km . 12 .000 of NH -29, in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Amar Ujala " and " The Times of 
India " both dated 28th Novermber 2018 ; under sub section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And Whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub- section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the Central government, free from all encumbrances. 

SECHDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of land from 

Km . 0 .000 (Km . 271 + 300 of NH -56 ) to Km . 12 .000 of NH - 29 (NH - 29 Varanasi Bypass ) (Old name 
Varanasi Ring Road on National Highway No. 2 starting from Km . 782.546 (District -Varanasi ) 

and ending at Km . 822. 284 (District - Chandauli) in the State of Uttar Pradesh . 


State : UTTAR PRADESH 

District: VARANASI 
Survey Type of Land | Nature of Land 
No. Number 


Si. 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


3 


| 


4 


Taluk : Sadar 
Viilage: Bariyasanpur 


1 


|| 35 


Private 


Agricultural 


0 . 0032 


35 / 1 - Udainath , Shyamnarayan S / o 
Gopal Narayan & Smt.Malti Devi W / o 
Ramautar & Smt. Maya Singh W / o 
Virendra Kumar & Nand Kishor S /o 
Sitab & Rajkishor S /o Sitab Singh R /o 
Chandrawati Devi W / o Bakreshwar 
Singh R /o Gram Rampur, Mau & Smt, 
Gita Singh W /o Gopal Singh & Smt. 
Manorama Devi W /o Shivpujan & 
Narendra Kumar Singh S /o Lt. 
Paramhansh R /o Talibpur & Samsher 
Bahadur Sin gh R /o Rajkumar Singh R /o 
Gram & 35 /2 - Devika Mini Rats Pro . 
Shambhu Prasad S /o Tara Prasad Gupta 
R /o H .No. CK 62 /7 , Muhalla 


Village: Faridpur 


30 / 1 - Prakash Slo Lalji & Amarawati 
Devi W /o Ramji & Manoj Kumar, Vinod 
Kumar , Pramod Kumar S /o Ramji R /o 
Gram & 30 /2 - Lalti Devi W /o 
Phoolchand Yadav R /o 16 / 92 F . 


30 me 


Private 


Agricultural 


0 .018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Awadhpuri coloney Tadiya , Varanasi & 
Dasrath S /o Ramdevi R /o Local 


Village: Khajuhee 


| 28/3 


Private 


Agricultural 


0 .045 


Mu. Dharmawati W /o Dayashankar & 
Ramadhar Singh S/o Jaglal Singh & Brij 
Bihari Rai S /o Ramadhar Singh R /o 
Local & Surendra Kumar Pandey S /o 
Magru & Magru S /o Jagrup R /o Gram . 
Smt. Phoolmati Devi W /o Nanhak alias 
Nanhu R /o Local 


N 


29 


Private 


Agricultural 


0 .023 


Village : Khanpur 


| 138 


Private 


Agricultural 


0.016 


Kailash Prasad, Lalbahadur, Badri 
Narayan , Anil Kumar S /o Lalchand & 
Suresh Patel, Santosh Kumar S /o 
Pancham & Suresh Kumar , Santosh 
Kumar S /o Pancham & Dueija Devi W /o 
Pancham & Ravikant Patel S /o Bihori & 
Smt. Mandei W /o Lt. Nihori & Rajesh 
Patel, Raiesh Patel S / o Kishori & Smt. 
Dulari Devi W /o Lt. Kishori R /o Gram . 


6 


| 140 


Private 


Agricultural 


||0 .001 


Mahendra S / o Kalicharan R / o Gram & 
Smt. Lilawati Devi W /o Lt. Virendra 
Pratap Yadav R /o H .No. 227 /D Anupam 
Bagar, Garighat, Pahdiya, Varanasi 


Village: Mugdarpur 


| 


23 min 


Private 


Private 


Agricultural 


0 .032 


8 


||24 me 


Private 


Agricultural 


0 .048 


23 / 1 - Ramesh , Dinesh S /o Chhedi & Om 
prakash , Ravishankar , Shivcharan , 
Ravisharan , Chhotelal S /o Parbhu & 
Sudama Devi W /o Lt. Parbhu R /o 
Singhpur & Natthu S /o Sahdev & 
Naresh , Suresh S /o Budhu & Mu. 
Kumari W /o Siri & Paras, Kallu S /o 
Pattu & Ram Asare S /o Niranjan & 
Bhola , Rajesh S /o Lakhan R /o Singhpur 
& Mu. Gulabi Devi W /o Lakhan R /o 
Singhpur 
24 / 1 - Rajkumari Devi & Badami Devi 
W /o Lt. Lalchand & Vijay Kumar , 
Rajendra Prasad S /o Lt. Harinath & 
Ramdhani S /o Jhillur R /o Singhpur 
25 / 1 - Mannulal, Chhannulal, Hosiyar, 
Bablu S / o Kanhai & Ramnaresh S / o 
Parsottam & Ashish Kumar S / o 
Bachhelal & Smt. Manni Devi W /o 
Bachelal & Sachelal S /o Baijnath R /o 
Singhpur 
Kampu S /o Chandrika Prasad & Lalji 
S /o Ganga & Vijay Kumar S /o Lt. Suraj 
& Gaura Devi W /o Lt. Suraj R /o Sikraul 
Kampu S /o Chandrika Prasad & Lalji 
S /o Ganga & Vijay Kumar S /o Lt. Suraj 
& Gaura Devi W /o Lt. Suraj R /o Sikraul 
& Sushila Devi W /o Chandra Shekhar 
Seth R /o Pindra Bazar, Pargna- Kolasla , 
Tehsil - Pindra, Varanasi 


25 me 


Private 


Agricultural 


||0 .034 


Private 


Agricultural 


Lo 056 


0 . 056 


| 11 


28 


Private 


Agricultural 


0 .081 


[ TT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|| 12 


|29 me 


Private 


Agricultural 


10 . 105 


13 


||31 


Private 


Private 


Agricultural 


| 0 .047 


14 


32 


Private 


|| Agricultural 


||0 .034 


29 /1 - Shiu S /o Bodhi R /o Singhpur & 
|29/ 2 - Kampu S /o Chandrika Prasad & 
Lalji S /o Ganga & Vijay Kumar S /o Lt. 
Suraj & Gaura Devi W /o Lt. Suraj R /o 
Sikraul & Sushila Devi W / o Chandra 
Shekhar Seth R / o Pindra Bazar, Pargna 
Kolasla , Tehsil - Pindra , Varanasi & 
29/ 3 - Moti, Mohan S /o Jagarnath & 
Munnalal, Ratan Yadav , Ashok Yadav 
S / o Lt. Kumar Yadav & Amardev , 
Amarnath S / o Soti & Bhaiyalal S /o 
Kishor & Mu. Sukhna W / o Kishor & 
Vishal Kumar S /o Lt. Kailash nath miner 
yege 16 years caretaker mu. Jiradevi own 
mother & Mu. Jira Devi W / o 
Kailashnath R /o Singhpur 
Jhagru , Chhotak S /o Ramdas & Sidharth , 
Munnu , Chhunnu , Gaurishankar S / o 
Birju & Hirawati Devi W /o Birju & 
Jhagru , Chhotak S /o Ramdas & 
Ramashankar, Suresh , Santosh , Ashok , 
Lallu S /o Lt. Hiru (G . Son ) Shanti Dvi 
W / o Lt. Hiru (Dauther in law ) & 
Dasarath S /o Jiut R /o Singhpur 
Moti,Mohan S /o Jagarnath & Munnalal, 
Ratan Yadav , Ashok Yadav S /o Lt . 
Kumar Yadav & Amardev, Amarnath 
S /o Soti & Bhaiyalal S /o Kishor & Mu. 
Sukhna W /o Kishor & Vishal Kumar S /o 
Lt. Kailash nath miner yege 16 years 
caretaker mu. Jiradevi own mother & 
Mu . Jira Devi W / o Kailashnath R /o 
Singhpur 
|48/ 1 - Nakhru , Samu, Ramu, Bihari S /o 
Udaei & Jagrup S /o Gokul & Shiu S /o 
Bodhi & Jittu , Mittu S /o Chhotu R /o 
Singhpur & Lallan S /o Katwaru & 
Nandlal S /o Natthu & Hirawati W /o 
Natthu & Lalta , Kanta S /o Matru & 
Lakhnti Devi W / o Matru R /o Paterwa & 
48 / 2 - Rajkumari Devi & BadamiDevi 
W /o Lt . Lalchand & Vijay Kumar, 
Rajendra Prasad S / o Lt. Harinath & 
Ramdhani S /o Jhillur R /o Singhpur 
49/2 - Sitaram S /o Mahadev & 
Shivdhani, Ramdhani S /o Hari & KhaJha 
S /o Sahdev & Ramdhani S /o Dwarika & 
Pannalal, Mannalal, Premnath S / o 
Devnath & Sahodra Devi W /o Devnath 
& Ramcharan , Shyamcharan , 
Ramashankar, Keshaw Prasad S / o 
Rajaram R /o Singhpur & 49/ 3 - Rajrup 
S /o Gokul & Lallan S /o Katwaru & 
Nandlal S /o Natthu & Hirawati W /o 
Natthu & Lalta ,Kanta S /o Martu & 
Lakhanti W /o Matru & Chhotu Slo 
Ramrup R /o Singhpur & Nakhru , Ramu, 


15 


||48 me 


Private 


Ariculture 


0 . 057 


| 16 


||49 me 


Private 


Agriculture 


||0 . 131 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Samu, Vijay S /o Udailal R /o Singhpur & 
Shiu S /o Bodhi R /o Singhpur 


TOTAL 


||0 .7312 


[F . No. NHAI/11013 /2010 -LA/ Ring Road /Notif //PIU - Varanasi/3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.02.13 

18 :10 :55 + 05 30 


